than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आषाढ़ , 1937 ( २० ) 


संख्या 480 राँची, सोमवार 


6 जुलाई , 20 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू- अर्जन निदेशालय 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


आदेश 


29 जून , 2015 


संख्या- 09/ आरोप- लातेहार ( लोकायुक्त ) . 11/ 2015 - 30 5 3/ रा,.. श्री इग्नेश खाखा, तत्कालीन 
अंचल निरीक्षक, चंदवा अंचल कार्यालय के विरूद्ध अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करने एवं 
वास्तविक भू. धारी को बिना नोटिस दिये हुए ही एक मात्र एकरारनामा के आधार पर अभिजीत ग्रुप के 
Corporate Power Alloys Limited, Chandwa के नाम पर उनके द्वारा दाखिल खारिज करने की 
अनुशंसा करने के आलोक में उपायुक्त लातेहार के पत्रांक - 175/ रा दिनांक 12 मार्च, 20 15 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई है । 

उपायुक्त की अनुमति के बिना अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तांतरण की अनुशंसा 
अंचलाधिकारी को की गई है, जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम , 1908 की धारा 46 और 49 का 
घोर उल्लंघन है । 

उपायुक्त , लातेहार द्वारा जाँच के क्रम में यह पाया गया कि Corporate Power Alloys 
Limited , Chandwa अभिजीत ग्रुप के पक्ष में अधिकतर दाखिल- खारिज की स्वीकृति नोटरी पब्लिक से 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 6 जुलाई, 2015 


कृत शपथ पत्र एवं अनिबंधित एकरारनामा के आधार पर दाखिल- खारिज करने की अनुशंसा इनके द्वारा 
की गई, जिससे सरकार को निबंधन शुल्क में भारी राजस्व की क्षति हुई है । 

उपायुक्त, लातेहार द्वारा श्री खाखा से स्पटीकरण पूछा गया । श्री खाखा के स्पष्टीकरण पर 
असहमति प्रदान करते हुए उपायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई । 

उपायुक्त , लातेहार की अनुशंसा एवं श्री खाखा के विरूद्ध आरोपों पर पूर्ण विचारोपरांत 
सरकार द्वारा उनके विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी .) के आलोक में विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री अनिल कुमार, 
अपर ससमहार्ता, लातेहार को नामित किया जाता है तथा पूर्व की भाँति प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप 
में अंचलाधिकारी, चंदवा रहेंगे। 

विभागीय आदेश संख्या- 2373 / रा., दिनांक 25 मई, 15 को इस हद तक संशोधित समझा 


जाए । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रेमण्ड केरकेट्टा, 
सरकार के अपर सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 4 8 0 . .50 । 


